निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 708 ) पटना, मंगलवार , 18 जून 2019 

शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

5 जून 2018 
सं०11 / नि1 - 03 / 2017 - 951 - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या - 14088 / 2012 एवं एल0 
पी0 ए0 संख्या - 1109 / 2013 में दिनांक - 08.10. 2012 एवं 21.07.2016 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु बिहार 
अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण ) अधिनियम , 1981 की धारा - 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय ( सेवा शर्त) नियमावली, 1983 ( समय - समय 
पर यथा संशोधित ) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं आरंभ । 
(i) यह नियमावली " बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय ( सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली, 

2018 " कही जा सकेगी । 
( ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी । 
2 . उक्त नियमावली, 1983 के नियम - 4 के उप नियम – ( क ) (1 ) का संशोधन : 

बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय ( सेवा शर्त) नियमावली , 1983 के नियम - 4 के उप नियम – ( क ) (1 ) में 
निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा : 

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कला संकाय के अधीन आचार्य एवं फाजिल की समकक्ष डिग्रीधारी 
राजकीयकृत / परियोजना माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्नातकोत्तर डिग्रीधारी शिक्षक के समतुल्य मानते हुए 
प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का पात्र माना जाएगा । आचार्य एवं फाजिल अर्हता प्राप्त शिक्षकों की राज्यस्तरीय 
वरीयता सूची में वरीयता का अवधारण इनके द्वारा प्रशिक्षण की अर्हता की प्राप्ति की तिथि से किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर० एल० चोंग्थू, 

सचिव । 


PER TOT (3TUITETU ), 18 JLG 2019 


The 5th June 2018 
No. 11/Ni 1 -03 /2017 -951 — In exercise of powers conferred under section - 15 of Bihar Non 
Government Secondary School (Control and Management) Act 1981, in compliance of the order of 
the Hon ble High Court passed on 08 . 10. 2012 and 21.07. 2016 in writ petition no . 14088 of 2012 and 
L . P . A . No. 1109 of 2013 the Governor of Bihar is pleased to make following rules by amending 
Bihar Nationalized Secondary School ( Service Condition ) Rules, 1983 (amended time to time). 

1. Short Title , extent and commencement : 
(i) These rules may be called Bihar Nationalized Secondary School (Service 

condition ) ( amendment rules, 2018 ). 
( ii ) It shall extent to whole of the state of Bihar. 
( iii) It shall come into force at once . 
2 . Amendment of sub rule (Ka) (1 ) of rule-4 of the aforesaid rules 1983 : 

The following shall be substituted in the sub rule (Ka) ( 1) of rule -4 of Bihar Nationalized 
Secondary School (Service condition ) Rules , 1983 : 

The teachers of Nationalized /Project Secondary Schools who possess the qualification of 
Acharya and Fazil in Arts faculty from any recognized university shall be treated eligible for the 
promotion to the post of Headmaster treating them equivalent to the teachers of post graduate degree 
holder. The seniority of / Acharya and Fazil qualification holder teachers in the state level gradation 
list shall be determined from the date of obtaining the training qualification . 

By the order of Governor of Bihar, 
R . L . CHONGTHU , 

Secretary 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOTE ( 3TITEIRUT ) 708- 571 + 1000 - Stocontrol 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


